निबंधन संख्या पी0टी0-40 





सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 





16 पौष 1942 (श०) 
(io Gear 22) पटना, बुधवार, 6 जनवरी 2021 





बिहार विधान सभा सचिवालय 





अधिसूचना 
31 दिसम्बर 2020 
सं० 2स्था०-439/2020-2109/वि०्स०---मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना-ज्ञापांक-3/ 
सी०एस०/एम०/आग०्स०-01/2020-969, fete 21.12.2020 के आलोक में श्री वीरेन्र कुमार, 
उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को श्री बिजेद्ध प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, 
पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के रूप में योगदान करने हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विरमित 
किया जाता है । 


श्री कुमार का गहन (11०1) सभा सचिवालय में बना रहेगा । 
आदेश से, 
असीम कुमार, 
उप-सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 22-571+25-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


